निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 13 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( संo पटना 577) पटना , मंगलवार , 4 जुलाई 2017 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

30 जून 2017 
सं0 एल / एच०जी० - 16 - 01 / 2017 - 5873 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम, 1947 की धारा - 13 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली , 1953 में संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । - (1 ) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी ( संशोधन ) नियमावली, 
2017 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम - 5 के शीर्षक में संशोधन: 

उक्त नियमावली, 1953 के नियम - 5 के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द " Officers and men of the Home 
Guard " ( गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारियों और पुरूषों) शब्द " Officers, men and women of the Home 
Guard " ( गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारियों और पुरूष एवं महिला ) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम - 5 के उप नियम – (6) के बाद निम्नलिखित उप 
नियम - (7) जोड़ा जाएगा: 

" (7) बिहार सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण से संबंधित सभी प्रावधान गृह रक्षकों (महिला एवं पुरूष) के स्वच्छ 
नामांकन में लागू होगा ।" 
4. एतदसंबंधी गृह विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 4099 दिनांक 05.05.2011 एतद्वारा विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 4 जुलाई 2017 

30 जून 2017 
सं0 एल / एच०जी० - 16 - 01 / 2017 - 5873 अधिसूचना सं० - 5873 , दिनांक 30 . 06. 2017 का निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 
के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी में उपलब्ध प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा: 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
____ The 30 " June 2017 
No . L /H .G .- 16 -01/2017 -5873 — In the exercise of the powers conferred by the 
Section - 13 of Bihar HomeGuards Act, 1947 , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following rules to make amendments in the Bihar Home Guards Rules , 1953: 

1. Short title, extent and commencement ; (1 ) These rules may be called the Bihar 
HomeGuards (Amendment ) Rules , 2017 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It will come into force with immediate effect. 
2 . Amendment in Rule - 5 , of the Bihar Home Guards Rules, 1953 - 

____ The words " Officers and men of the Home Guard " used in heading of Rule 5 
of the said Rules 1953 shall be substituted by the words " Officers, men and women of the 
Home Guard ". 

3 . The following subrule - ( 7 ) shall be added after subrule -(6 ) of Rule -5 of the 
Bihar Home Guards Rules , 1953 : 

" (7 ) All provisions related to reservation issued by Government of Bihar will be 
applicable to the fresh nomination of Bihar Home Guards. 

4 . Resolution No. 4099 dated 05 .05 . 2011 of Home Department related herewith is 
hereby deleted . 

By order of the Governor of Bihar , 

Bimlesh Kumar Jha, 
Joint Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 577 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


